निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 वैशाख 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार , 6 मई 2013 


( सं० पटना 355 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 


8 अप्रील 2013 


सं0 म०बा०स० - 02 /2013 - 634/वि०स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 


माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 


292 ( च ) ( i ) के अंतर्गत बिहार विधान - सभा की महिला एवं बाल विकास समिति का गठन वर्ष 2013 - 2014 के लिए निम्न 


प्रकार से किया है : 


1 . 


श्रीमती पूनम देवी यादव 


स०वि०स० 


सभापति 


श्रीमती भागीरथी देवी 


स०वि०स० 


सदस्य 


___ श्रीमती आशा देवी (186 ) 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्रीमती मुन्नी देवी 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्रीमती रजिया खातून 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्रीमती देवंती यादव 


स०वि०स० 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 6 मई 2013 


7. 


श्रीमती वीणा देवी 


स०वि०स० 


सदस्य 


__ श्रीमती आशा देवी ( 106 ) 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्रीमती ज्योति रश्मि 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्रीमती किरण देवी 


स०वि०स० 


सदस्य 


11. श्रीमती कविता कुमारी 


स०वि०स० 


सदस्य 


12. श्रीमती मंजू कुमारी 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्रीमती पूनम देवी यादव , स०वि०स० इस समिति की सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का 


कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2014 तक होगा । 


माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राज कुमार रजक , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 355- 571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


